निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 457 ) 


29 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 20 मार्च 2019 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2018 
सं० 171 — हसनपुर दरियापंथी मठ, राजगीर, जिला - नालंदा पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक 
न्यास है । इसकी निबंधन सं0 - 3405 है । इस न्यास को निजी करने हेतु पर्षद में एक आवेदन श्री बिक्रमा दास द्वारा 
दिया गया , जिसके उपरांत अधिनियम की धारा - 28 ( 2 ) ( प ) के तहत सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया । 
सुनवाई के उपरांत आदेश दिनांक - 12 / 12 / 13 को निर्गत आदेश में मठ के तत्काल संचालन के लिए श्री बिक्रमा 
दास की अध्यक्षता में तीन दरियापंथी साधुओं की समिति का गठन किया गया, जिसके श्री बिक्रमा दास अध्यक्ष होंगे एवं 
दो इसके सहायक होंगे ( लक्ष्मण दास एवं लालू दास) । श्री लक्ष्मण दास को डॉ० हरिहर दास , विरक्त महात्मा मानते हैं , 
किंतु श्री लालू दास गृहस्थ हैं । ऐसा आरोप डॉ० हरिहर दास का है । यदि लालू दास गृहस्थ होंगे, तो वे इस समिति में 
नहीं होंगे और उनके स्थान पर अन्य किसी दरियापंथी साधु को रखा जायेगा । किंतु यदि वे विरक्त साधु होंगे , तो वे 
समिति में बने रहेंगे । 

यह समिति मठ एवं दरियापंथ के प्रचार - प्रसार एवं विकास के लिए सभी आवश्यक कार्य करेंगी । यह समिति 
मठ की समग्र संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा विस्तार के लिए कार्यशील रहेगी और किसी भी स्थिति में जो वर्तमान 
सम्पत्ति है, उसकी बिक्री नहीं कर पायेगी । 

आदेश से , 
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 457 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


